सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र, 1938 ( श० ) 


संख्या 340 राँची , गुरुवार , 


31 मार्च, 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

. . . . . . . . . . 

अधिसूचना 

29 फरवरी , 2016 
संख्या - 7/ प्रोन्नति - 207/ 2013 का• 1802-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री असीम कुमार 
सरखेल , उप सचिव कोटि ( पी० बी० . ||I, रू0 15600-39100/ -, ग्रेड वेतन . रू0 7600), पथ निर्माण 
विभाग, झारखंड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी० बी० . IV , रू0 37400-67000/-, ग्रेड वेतन · रू0 
8700 ) में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 7/ प्रोन्नति. 207/ 2013 का• 1803--झारखंड सचिवालय सेवा के श्री कैलाशपति प्रसाद 
श्रीवास्तव , उप सचिव कोटि ( पी० बी० . ||I, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन . रू0 7600), विधि 
विभाग, झारखंड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी० बी० . IV , रू0 37400 -67000/-, ग्रेड वेतन . रू0 
8700 ) में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 मार्च, 2016 
संख्या . 7/ प्रोन्नति - 207/ 2013 का . 1804-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री आलोक कुमार , उप 
सचिव कोटि ( पी० बी० . ||I, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन . रू0 7600), योजना- सह- वित्त विभाग 
( पूर्वर्ती योजना एवं विकास विभाग) , झारखंड , राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी० बी० . IV , रू0 
37400 -67000 /-, ग्रेड वेतन . रू0 8700 ) में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , 
योजना- सह- वित्त विभाग, झारखंड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्याः- 7/ प्रोन्नति- 207/ 2013 का• 1805-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्रीमती सीमा 
बनर्जी, उप सचिव कोटि ( पी० बी० . III, रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन . रू0 7600), कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( पूर्वर्ती कृषि एवं गन्ना विकास विभाग) , झारखंड , राँची को संयुक्त 
सचिव कोटि ( पी० बी० . IV, रू0 37400- 67000 /-, ग्रेड वेतन . रू0 8700) में प्रोन्नति देते हुए अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखंड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्याः . 7/ प्रोन्नति 207/ 2013 का• 1806 -- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री अर्जुन कुमार, उप 
सचिव कोटि ( पी० बी० . III , रू0 15600- 39100 / -, ग्रेड वेतन . रू0 7600 ), कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग ( पूर्वर्ती पशुपालन एवं मत्स्य विभाग) , झारखंड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी० 
बी० . IV, रू0 37400 -67000/ -, ग्रेड वेतन . रू0 8700) में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखंड , राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

____ संख्याः . 7/ प्रोन्नति. 207/ 2013 का• 1807-- झारखंड सचिवालय सेवा के श्री सत्येन्द्र कुमार 
सिंह, उप सचिव कोटि ( पी० बी० . III, रू0 15600- 39100/ -, ग्रेड वेतन . रू0 7600 ), उद्योग विभाग , 
झारखंड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि ( पी० बी० . IV, रू0 37400 - 67000 /-, ग्रेड वेतन · रू0 8700) में 
प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखंड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 
सरकार के उप सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 4 0 – 50 । 


